रजिस्ट्री सं . डी . ( गो . )-72 


REGISTERED No. D . ( D )- 72 


. . 


DARA 


मयमे नाते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
* EXTRAORDINARY 


भाग --बज 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (11) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- = - - - - - - -- - - - - - - - 

= - = 
सं० 174 ) 

नई दिल्ली , शनिवार , अप्रेल 25, 1981/ पैशाष 5, 1903 
No . 174 ] NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 25 , 1981 /VAISAKHA 5 , 1903 
- - - - - - - - - - - -- - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed a a mano 

compilation 


उद्योग मंत्रलाय 
( योगिक विकास विभाग ) 

आवेश 
नई दिल्ली , 25 अप्रैल , 1981 


का . मा . 318 ( अ ) 18कक ओ . वि . वि . अ . / 81 - भारत सर 
कार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पर्ति मंत्रालय , आयो 
गिक दिकम विभाग , के आदेश सं . का . आ . 510( अ ) / 18एए । 

आई . डी . आर . ए . , 78 , तारीख 27 अप्रैल , 1978 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने ममर्स प्लाई बोर इडस्ट्रीज लि . , पाम्पोर , जम्म और 
कादमीर नामक पर आयोगिक उपक्रम का पांच वर्ष की अवधि 
के लिए, अर्थात 28 अप्रैल , 1981 , जिसमें यह तारीख भी 
सम्मिलित है , तक ग्रहण करने के लिए , जम्म और काश्मीर 
उदयोग लि . , श्रीनगर को प्राधिकृत किया था ; 


निदेश देती है कि उक्त आदेश एक वर्ष और अवधि के लिए , 
26 अप्रैल , 1982 तक , जिसके अन्सर्गस यह सारीख भी है , 
प्रभावी बना रहेगा । 

[ फा . सं . 2( 6) / 81- सी . यू . एस . ] 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDERS 
New Delhi, the 25th April, 1981 
S, O . 318( E ) / 18AA /IDRA / 81. - Whereas by the Order of 
the Government of India in the late Ministry of Industry and 
Civil Supplies , Department of Industrial Development No. 
S . O . 319( E ) / 18AA/IDRA / 76 , dated 27th April, 1976 
(hereinafter referred to as the said Order ), the Central Go 
vernment had authorised he Jammu and Kashmir Industřice 
Limited to take over the management of the whole of iho 
industrial undertaking known as MessTs. Plyboard Indus rics 
Limited , Pampore , Jammu & Kashmir, for a period of 5 
years, that is upto and inclusive of the 26h April, 1981 ; 


ind , whereas , the Central Government is of opinion that 
11 is cxpedient in the public interest that the said Order 
should con inuc to have cffect for a further period of one 
car 


__ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन 
है कि उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना 
रहना चाहिए । 

अत : अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 18 - क 
की उपधारा ( 2) के परन्तक के माथ पठित धारा 18कक की 
उपधारा ( 2) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यह 
108 GI181 


Now, therefore. in exercise of the powers conferred by sub 
Hution (2 ) of section 1844 read with the proviso in sub 
section (2 ) of Section 18A of the Industrial (Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951), the Central Government 


(539 ) 


A 


540 

THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY [ PART II --- SEC . 3 ( ii ) ] 

- - - - - -- - - - - - - - - - - . - - - - - - 
hereby directs that the said Order shall continue to have 

उपयक्त निकाय अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय मरकार को 11 मई , 
effect for a further period of one year upto and inclusive of 
the 2651h April , 1982 

1981 तक देगा । " 
[ No . F. 206)/ 81-CUS] 

[ फा . म 2(4) / 81 - सी . य . एम . ] 

आर . एन . चोपडा , अपर सचिव 


का . आ . 319( अ )/ 18ए/ माई . डी . आर . ए . / 31 - केन्द्रीय 
गरकार , उद्योग विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
(1951 का 65 ) की धारा 15ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( आदयोगिक निकास 
विभाग ) के आदेश, सं . का डा . 125 ( अ ) / 16ए / आई डा आर . 
ए . / 81 , तारीख 23 फरवरी , 1981 में निम्नलिास सशाधन 
करती है , अर्थात : 


S . 0 . 319 ( E) / 15A/IDRA / 81... -In exercise of the powers 
confeired by section 15A of the Industries (Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ), the Central Government 
hechy makes the following amendment in the Order of the 
Goveinncnt of India in the Ministry of Industry (Department 
of Industrial Development ) No. S. O . 125( E ) /15A /IDRA / 81 , 
dated the 231d February, 1981 , namely : -- 

In the said Order, for the last paragraph , the following 
shall be substituted, namely : 

" The above body shall submit its report to the Central 
Government by the 11th May , 1981 ". 

[ No. F. 2( 4) / 81- CUS ] 
R . N . CHOPRA, Addl. Secy 


उक्त आदेश म अतिम परा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा 
रखा जाएगा , अर्थात : 


- 


- 


PPINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI -110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1981 


